निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
138) पटना, माघ 1831 CTOR 2010 


( सं0 पटना 138) 


22 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


अधिसूचना 

7 जुलाई 2008 
सं . वि .प. स्था .- 228/ 94 - 2008(2 )/ वि .प. — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं .- 3/ आर- 2- 10374 
22576- का ., दिनांक 27 नवम्बर 1976 के आलोक में बिहार विधान परिषद् सचिवालय में राजपत्रित श्रेणी- 11 के पदों पर प्रोन्नति हेतु 
निम्न रूप में “विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की जाती है । 
( 1) अध्यक्ष , बिहार लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत आयोग के सदस्य 

- संयोजक 
( 2 ) श्री विनोद कुमार , अवर सचिव, बि . वि . प. 

- सदस्य 
( 3) श्री शेखर प्रबल , अवर सचिव , बि . वि .प . 

- सदस्य (अनुसूचित जाति ) 
( 4 ) श्री विश्वनाथ ठाकुर , अवर सचिव , बि .वि. प. 

- सदस्य 
( 5) श्री प्रेमरंजन कुमार सिन्हा , अवर सचिव, बि . वि .प . 

- सदस्य 
कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु. 


सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 138 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


